निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 आश्विन 1931 ( श० ) 
( सं0 पटना 493 ) पटना , वृहस्पतिवार , 24 सितम्बर 2009 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

24 सितम्बर 2009 
सं0 सी0 / एल0ए0 - 2/ 2007 / 3881 / जे0 — बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम , 1987 (1987 
का अधिनियम 39 ) की धारा - 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च 
न्यायालय , पटना के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से , बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली , 
1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं आरंभ - (i ) यह नियमावली बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार 
( संशोधन ) नियमावली , 2009 कही जा सकेगी । 

( ii ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( iii ) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

2. नियम 16 का संशोधन — नियम 16 में प्रयुक्त शब्द एवं अंक " रु0 25,000 " शब्द एवं अंक 
" रु0 50 ,000 " द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

( सं0सं0 - सी0/ एल0ए0 -2/ 2007/ 3881/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 सितम्बर 2009 


24 सितम्बर 2009 
सं० सी०/ एल0ए0 - 2 / 2007/ 3881 / जे0 — बिहार राज्य विधिक सेवायें प्राधिकार ( संशोधन) नियमावली , 
2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है 
जो भारत संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा 
जायेगा । 

( सं0सं0 - सी0/ एल0ए0 - 2 / 2007 / 3881 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


The 24th September 2009 
No . C /LA -2 /2007/3881/J - 3881/J — In exercise of the powers conferred by Section 
28 of Bihar State Legal Services Authority Act, 1987 (Act 39 of 1987) the Governor of 
Bihar in consultation with the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna , is 
pleased to make the following rules namely ; 

1 . Short title extent and Commencement — (i) These Rules may be called the Bihar 
State Legal Services Authority (Amendment) Rules , 2009 . 

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( iii) It shall come into force at once . 

2 . Amendment of Section 16 — The Words and figures " Rs. 25 ,000 /-" used in rule 
16 will be substituted by the words and figures " Rs. 50 ,000 /-" . 

___ ( File No .- C / LA- 2 / 2007/ 3881 / J ) 
By Order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 493- 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


